निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 38 ) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

19 नवम्बर 2014 
सं 0 22 / नि 0 सि 0 ( दर0 )16-04 / 2006 / 1730 — श्री अवधेश कुमार ( आई.डी.- 3907) सहायक अभियंता, 
पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल , केवटी के विरूद्ध श्री शशिभूषण ठाकुर, स० वि ० स० ( बचौल) 24 विस्फी मधुबनी से मुख्य 
अभियंता, जल ससाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्रााधीन कमला / कोशी नहर के निर्माण कार्य में बरती गयी भारी 
अनियमितता के संदर्भ में प्राप्त परिवाद के आलोक में मामले की जॉच उड़नदस्ता अंचल, पटना से करायी गयी । 
उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी समीक्षोपरान्त कार्य में बरती गयी 
अनियमितता के लिए आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरूद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय 
लिया गया । तदनुसार पत्रांक 1710 दिनांक 22.11.10 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र क संलग्न करते हुए आरोपी श्री अवधेश 
कुमार से स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री अवधेश कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त 
श्री कुमार को जॉचित कार्य से असंबद्ध रहने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया । 

अतः श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियंता से प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए आरोप मुक्त करने का 
निर्णय विभाग द्वारा लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री अवधेश कुमार, सहायक अभियंता ( आई.डी. - 3907) को आरोप मुक्त करते हुए 
उन्हे संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

गजानन मिश्र. 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 38-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


